निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 पौष 1943 ( श ० ) 
( सं 0 पटना 1061 ) पटना , वृहस्पतिवार , 30 दिसम्बर 2021 


uxj fodi , cavlok foike 


vf / k puk 

28 दिसम्बर 2021 
सं ० 10 न 0 वि 0 / विविध -54 / 2021-3742 — बिहार नगरपालिका अधिनियम , 2007 ( बिहार अधिनियम , 
11 , 2007 ) ( यथासंशोधित ) की धारा 3 ( 1 ) ( क ) , 4 , 5 , 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार 
राज्यपाल निम्नलिखित आदेश का प्रारूप , जिसे वह निर्गत करना चाहते हैं , उससे प्रभावित हो सकने वाले व्यक्तियों के 
सूचनार्थ इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि इस अधिसूचना के प्रकाशन से 
एक माह के भीतर उक्त प्रारूप पर विचार किया जाय । 

प्रारूप प्रकाशन की अवधि में संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त / जिला पदाधिकारी के माध्यम से जो भी 
आपत्तियाँ / सुझाव प्राप्त होंगी उनपर उक्त अधिनियम के धारा -5 के अधीन विचार किया जायेगा । 


प्रारूप आदेश 
सं ० 10 न 0 वि 0 / विविध -54 / 2021-3742- बिहार नगरपालिका अधिनियम , 2007 ( बिहार अधिनियम , 11 , 
2007 ) ( यथासंशोधित ) की धारा 3 ( 1 ) ( क ) , 4 , 5 , 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के 
राज्यपाल घोषित करते हैं कि उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्न विवरणी के कॉलम 3 में पड़ने वाले क्षेत्रों को , 
जिनकी चौहद्दी कॉलम 5 में दी गई है , प्रशासनिक उपबंध करना तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों को उक्त क्षेत्र में 
लागू करना आवश्यक है तथा उक्त क्षेत्र को कॉलम 2 में अंकित नगर निगम कहा जायेगा : 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 30 दिसम्बर 2021 


ft ykdk ule & et Qej i 
क्रमांक प्रस्तावित सम्मिलित ग्रामों का 

नगर नाम एवं थाना संख्या 
निकाय का 

नाम 


सम्मिलित ग्राम 
पंचायत का नाम 


प्रस्तावित नगर निकाय की 
चौहद्दी ( थाना नं 0 सहित ) 


प्रस्तावित नगर 
निगम की कुल 
जनसंख्या ( वर्ष 
2011 जनगणना 
के आधार पर ) 


1 


6 
235974 


1 


s 


2 

3 
मुजफ्फरपुर चैनपुर 400 
नगर 

फतेहपुर / नुरफदापुर 
निगम का 401 

क्षेत्र दादर कोल्हुआ 481 
विस्तार पैगम्वरपुर कोल्हुआ 

( नगर निगम वार्ड में 
आंशिक भाग ) 482 
सदातपुर 392 
दामोदरपुर 396 
चकमुरमुर 397 
सिकन्दरपुर , नगर 
निगम वार्ड में आशिक 
भाग 478 
सहबाजपुर 663 
चकगाजी 664 
मुरादपुर दुल्लाह 665 
अहियापुर 666 
रकवे अहियापुर उर्फ 
गणेशपुर 667 
राघोरपुर 667 
शेखपुर 668 
नाजिरपुर , नगर निगम 
वार्ड में आंशिक भाग 
669 
चन्दवारा , नगर निगम 
वार्ड में आंशिक भाग 
576 
चक गोबत 670 
बड़ा जगन्नाथ 675 
शेरपुर उर्फ नारायणपुर 
अनंत 282 
शेरपुर 283 
मझौली धर्मदास 284 
रतवारा 285 
अतरदह , नगर निगम 
वार्ड में पूर्ण भाग 342 
रोहुआ आपुछ 279 
कोठिया दाखिली 413 
धनहर छपडा 280 
कन्हौली विशुनदत , 
नगर निगम वार्ड में 
आंशिक भाग 411 
कन्हौली अजरकबे , 
नगर निगम वार्ड में पूर्ण 
भाग 412 
खबड़ा उर्फ किरतपुर 


4 
अंचल , मडवन 
शुभकरपुर , अंचल 
कांटी , दादर 
कोल्हुआ , 
पैगम्बरपुर , नगर 
निगम वार्ड में अंश 
भाग सदादपुर , 
दामोदरपुर , अंचल 
मुशहरी , नगर 
निगम वार्ड में अंश 
भाग , सहवाजपुर , 
शेखपुरा , नगर 
निगम वार्ड में अंश 
भाग , बड़ा 
जगन्नाथ , शेरपुर , 
सुस्ता , नगर निगम 
वार्ड में पूर्ण भाग 
रोहुआ , कन्हौली , 
नगर निगम वार्ड में 
अंश भाग नगर 
निगम वार्ड में पूर्ण 
खबड़ा नगर निगम 
में अंश भाग 
मझौली खेतल नगर 
निगम वार्ड में अंश 
भाग भगवानपुर 
नगर निगम वार्ड में 
अंश भाग पताही 
नगर निगम वार्ड 
का अंश भाग 


5 
उत्तर - ग्राम सदातपुर , थाना 
नं0-392 अंश सर्वे प्लॉट नं0-1419 
( सदातपुर बाँध ) , ग्राम पैगम्बरपुर 
कोल्हुआ , थाना 

नं0-482 

अंश 
( कोल्हुआ बाँध ) सर्वे नं0-2570 अंश 
बांध , 2308 बांध , सर्वे नं0-2238 
अंश बांध ( सर्वे नं0–307 से पूरब 
सर्वे 

नं0-2350 तक ) , सर्वे 
नं0-1245 

अंश बांध ( सर्वे 
नं0-2350 से 1246 तक ) , 1365 
बांध , सर्वे नं0-884 बांध , 937 बांध , 
1136 बांध , 3972 बांध , 4075 बांध 
ग्राम दादर कोल्हुआ , थाना 
नं0-481- I ( अंश ) ( नया दरभंगा 
रोड़ ) 
ग्राम चकगाजी , थाना नं0-664 
( अंश ) ( नया दरभंगा रोड़ ) 
ग्राम दादर कोल्हुआ , थाना 
नं0-481- II ( अंश ) ( नया दरभंगा 
रोड़ ) 
ग्राम अहियापुर , थाना नं0-666 
( अंश ) ( नया दरभंगा रोड़ तथा 
सीतामढ़ी रोड़ ) 
ग्राम मुरादपुर दुल्लह , थाना 
नं0-665 ( अंश ) ( सीतामढ़ी रोड़ ) 
ग्राम चकगाजी , थाना नं0-664 
( अंश ) ( सीतामढ़ी रोड़ ) 
ग्राम सहबाजपुर सलेम , 

थाना 
नं0-663 ( अंश ) ( सीतामढ़ी रोड एवं 
पुराना दरभंगा रोड़ ) 
ग्राम राधोपुर , थाना नं0-676 ( अंश ) 
( पुराना दरभंगा रोड़ ) 
दक्षिण - ग्राम डुमरी थाना नं0-332 
( अंश ) ( फरदो नदी एवं मुख्य सड़क 
का मिलान पुल ) , डुमरी लदौरा 
मुख्य सड़क , मुख्य सड़क से पूरब 
जाने वाली ग्रामीण सड़क , सर्वे 
नं0-1263 तथा सर्वे नं0-1299 , 
मझौली खेतल ग्रामीण सीमा सड़क 
सर्वे नं0-1129 
ग्राम बारमतपुर उर्फ विशुणपुर 
खरकसेना , थाना नं0-335 ( अंश ) 
ग्रामीण सड़क सर्वे नं0-986,509 
अंश , 435 
ग्राम खबड़ा उर्फ किरतपुर गुरदास , 
नं0-334 ( अंश ) ग्रामीण सड़क सर्वे 


, 


3 


, 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 30 दिसम्बर 2021 
सम्मिलित ग्रामों का सम्मिलित ग्राम प्रस्तावित नगर निकाय की 
नाम एवं थाना संख्या 

पंचायत का नाम चौहद्दी ( थाना नं ० सहित ) 


क्रमांक 


प्रस्तावित 

नगर 
निकाय का 

नाम 


प्रस्तावित नगर 
निगम की कुल 
जनसंख्या ( वर्ष 
2011 जनगणना 
के आधार पर ) 


1 


2 


4 


6 


काजी मुहम्मदपुर , 


3 
गुररदास , नगर निगम 
वार्ड में आंशिक भाग 
334 
बारमतपुर उर्फ विशुनपुर 
खरकसेन 335 
भीखनपुर डीह 340 
डुमरी उर्फ दामोदरपुर , 
साहजहांपुर 332 
मझौली खेतल , नगर 

, 
निगम वार्ड में आंशिक 
भाग 333 
गोबरसही उर्फ 
गोबर्धनपुर 354 
भगवानपुर , नगर निगम 
वार्ड में आंशिक भाग 
353 
पताही उर्फ पताही रूप 
355 
गन्नीपुर , नगर निगम 
वार्ड में आंशिक भाग 
343 
मुहम्मदपुर काजी , नगर 
निगम वार्ड में आंशिक 
भाग 344 
बढ़नपुरा उर्फ ब्रह्मपुरा , , 
नगर निगम वार्ड में 
आंशिक भाग 402 


5 
नं0–2979 , पोखर भिण्डा , दक्षिण 
पूरब भाग , सर्वे नं0–2866 ग्रामीण 
सड़क सर्वे नं0-3023,2626 अंश , 
1669 ( खबड़ा ग्रामीण सड़क शिव 
मंदिर तक ) राष्ट्रीय उच्च पथ 
सं0-28 
ग्राम 

थाना 
नं0-344- IV ( अंश ) ( राष्ट्रीय उच्च 
पथ सं0-28 ) 
ग्राम भिखनपुर डीह , थाना नं0-340 
( राष्ट्रीय उच्च पथ सं0–28 ) 
ग्राम मझौली धर्मदास , थाना 
नं0-284 ( अंश ) ( राष्ट्रीय उच्च पथ 
सं0-28 ) 
ग्राम रतवारा , थाना नं0-285 ( अंश ) 
( राष्ट्रीय उच्च पथ सं0–28 ) 
ग्राम मझौली धर्मदास , थाना 
नं0–284 ( अंश ) ( राष्ट्रीय उच्च पथ 
सं0-28 ) 
ग्राम शेरपुर उर्फ नारायणपुर अनंत , 
थाना नं0–282- I ( अंश ) ( राष्ट्रीय 
उच्च पथ सं0-28 ) 
पूरब- ग्राम सरैया सादुल्लाहपुर 
थाना नं0-677 
ग्राम बाडा जगन्नाथ , थाना 
नं0-675 ( अंश ) , ग्रामीण सड़क सर्वे 
नं0-28,59 तथा 54 
ग्राम भगवतीपुर , थाना नं0-671 
ग्राम सादुल्लाहपुर , थाना 
10-673-1 
ग्राम कन्हौली विशुणदत्त , थाना 
नं0-411 अंश , सर्वे नं0-1870 की 
पूर्वी सीमा ( ग्राम सादुल्लाहपुर की 
सीमा से ग्रामीण सड़क सर्वे 
नं0-1837 की सीमा तक ) ग्रामीण 
सड़क सर्वे नं0-1837 ग्राम कोठिया 
सड़क तक 
ग्राम कोठिया दाखिली , थाना नं0 
थाना नं0-413- I ( अंश ) कोठिया 
रोड से ग्राम कोठिया होकर 
कन्हौली के सीमा पर जाने वाली 
ग्रामीण सड़क ( सर्वे नं0-106 ) 
ग्राम रोहुआ आपुछ थाना 
नं0-279- I ( अंश ) पुसा रोड सर्वे 
नं0-17,18,19 , 
दलसिंग सराय रोड को मिलाने 
वाली सड़क 

( सर्वे नं0-42 अंश 


पुसा रोड 


4 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 30 दिसम्बर 2021 


क्रमांक 


प्रस्तावित 

नगर 
निकाय का 

नाम 


सम्मिलित ग्रामों का 
नाम एवं थाना संख्या 


सम्मिलित ग्राम 
पंचायत का नाम 


प्रस्तावित नगर निकाय की 
चौहद्दी ( थाना नं ० सहित ) 


प्रस्तावित नगर 
निगम की कुल 
जनसंख्या ( वर्ष 
2011 जनगणना 
के आधार पर ) 


1 


2 


3 


4 


6 


5 
तथा 279 ) 
ग्राम धनहर छपरा , थाना नं0-280 
( अंश ) ग्रामीण सड़क सर्वे नं0-9 , 
ग्राम धनहर छपरा , थाना नं0-280 
( अंश ) 
पश्चिमी- सदातपुर थाना नं0-392 
( अंश ) ( ग्रामीण सड़क 

सर्वे 
नं0-1931 अंश , 1574 , 2917 ) 
ग्राम बैरिया थाना नं0-395 ( अंश ) 
( ग्रामीण सड़क सर्वे नं0-1 , 155 , 
273 , 312 , 477 ( अंश ) 876 ( अंश ) , 
717 ) 
ग्राम सदातपुर 
सदातपुर थाना 

नं0-392 
( अंश ) ( ग्रामीण सड़क 

सर्वे 
नं0-3128 अंश ) 
ग्राम दामोदर , थाना नं0-396- I 
( अंश ) ( ग्रामीण सड़क 

सर्वे 
नं0-1011 , पिच 
नं0-1195 ( अंश ) एवं 

सर्वे 
नं0-1199 पर बना पुल ) 
ग्राम चकमुरमुर , थाना नं0-397 
( अंश ) ( फरदो नदी तक ) 
ग्राम फतेहपुर मुरफादापुर , थाना 
नं0-401 ( अंश ) ( फरदो नदी तक ) 
ग्राम चैनपुर , थाना नं0-400 ( अंश ) 
( फरदो नदी ) 
ग्राम पताही रूप , थाना नं0-355 
( अंश ) ( फरदो नदी ) 
ग्राम गोबराही उर्फ गोबर्द्धनपुर 
थाना नं0-354 ( अंश ) ( फरदो नदी ) 
ग्राम डुमरी उर्फ दामोदपुर 
शाहजहांपुर , थाना नं0-332 ( अंश ) 
( फरदो नदी ) 


सड़क सर्वे 


2. यह अधिसूचना तुरत प्रवृत्त होगी । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह 0 ) -अस्पष्ट , 
सरकार के उप सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 


बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1061-571 + 200 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


